YON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


, 


संख्या- 957 राँची, गुरुवार , 

17 अक्टूबर , 2019 ( ई ०) 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
1 अक्टूबर , 2019 


संचिका संख्या-2/ राजस्था० ठाकुरगंगटी गोड्डा अंचल सृजन -42 /2018-3751 / रा०,-- 


सेवा में , 


महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 
झारखण्ड, पो ०- डोरण्डा, राँची । 


विषयः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-25.09.2019 में मद संख्या -18 के रूप में लिये गये 

निर्णय के आलोक में गोड्डा जिलांतर्गत अंचल कार्यालय-ठाकुरगंगटी हेतु आवश्यक पदों 
के 

सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 
आदेशः स्वीकृत । 

अंचल कार्यालय -ठाकुरगंगटी हेतु अंचल अधिकारी का 01 (एक ) पद , प्रधान लिपिक का 01 
( एक ) पद , उच्च वर्गीय लिपिक का 01 ( एक ) पद , निम्नवर्गीय लिपिक का 02 ( दो ) पद , 
राजस्व उप निरीक्षक ( राजस्व कर्मचारी ) का 06 ( छः ) पद , अमीन का 02 ( दो ) पद , जंजीरवाहक 
का 02 ( दो ) पद , जीप चालक (बाह्य स्रोत से ) का 01 ( एक ) पद, आदेशपाल (बाह्य स्रोत से) 
का 03 ( तीन) पद एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर (बाह्य स्रोत से) का 01 (एक ) पद ( राजपत्रित पद-01 


i ) 


2 


, 


प्राप्त 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 17 अक्टूबर, 2019 
एवं अराजपत्रित पद-19) अर्थात आवश्यक कुल 20 ( बीस ) पदों का सृजन निम्नांकित शर्तों के 

अधीन प्रदान किया जाता है(विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट- I) : 
( क ) समूह घ /चालक के पदों के विरूद्ध बाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त की जाय तथा श्रम , नियोजन 

एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक 

मानदेय दिया जाय । 
( ख ) कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर बाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त की जाएगी । 
( ग) बाह्य स्रोत ( Outsourcing ) के पद स्वीकृत नहीं समझे जाय, अपितु बाह्य स्रोत की सेवा 
किये जाने हेतु अधिकतम कर्मी की संख्या समझी जायेंगी । 
( घ) सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-660/वि ०, दिनांक -28.02.2009 द्वारा स्वीकृत 

वेतनमान/ ग्रेड पे एवं 7 वीं वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प सं०-217 /वि ०, दिनांक 

18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा । 
ii ) एक वित्तीय वर्ष में सृजित पदों के लिए अनुमानित व्यय की राशि 60,54,400/- (साठ लाख 

चौवन हजार चार सौ ) रूपये है (विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट-II) । 
iii) उक्त पदों के लिए व्यय का विकलन " गैर योजना आय व्ययक मुख्यशीर्ष -2029, भू - राजस्व , 

लघुशीर्ष-104, सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध उपशीर्ष -01 राजस्व प्रशासन पर व्यय " के 

अन्तर्गत किया जायेगा । 
iv ) नवसृजित अंचलों में पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति / पदस्थापन की कार्रवाई राज्य 

सरकार के अद्यतन नियमों, परिपत्रों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत इसके लिए समय - समय पर 

घोषित सक्षम प्राधिकार द्वारा की जायेगी । 
अनु०- परिशिष्ट- । एवं ॥ 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 17 अक्टूबर , 2019 


3 


1 


2 


1 
1 

1 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


परिशिष्ट-I 
गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल -ठाकुरगंगटी के लिए प्रस्तावित पदों का नाम एवं वेतनमान : 
क्र . पदनाम 

छठा वेतनमान ( पे बैण्ड , वेतनमान , सप्तम लेवल पदों की संख्या 
ग्रेड पे ) 

वेतनमान 
अंचल अधिकारी पी बी || , 9300-34800 /-5400 

53100 

9 
प्रधान लिपिक पी बी II, 9300-34800 /- 4200 

35400 6 
उच्च वर्गीय पी बी 1, 5200-20200 /-2400 

25500 4 
लिपिक 
निम्नवर्गीय पी बी ।, 5200-20200 /-1900 

19900 2 

2 
लिपिक 
अमीन पी बी 1, 5200-20200 /-2000 

21700 3 

2 
राजस्व उप पी बी 1, 5200-20200/-2000 

21700 3 

6 
निरीक्षक ( राजस्व 
कर्मचारी ) 
जंजीरवाहक | एस, 4440-7440 / - 1650 

18000 

2 
8 जीप चालक 

बाह्य स्त्रोत से 
9 आदेशपाल बाह्य स्त्रोत से 

3 
10 कम्प्युटर 

बाह्य स्त्रोत से 
ऑपरेटर 
कुल योग 

20 ( बीस ) पद 
परिशिष्ट-|| 
गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल-ठाकुरगंगटी के लिए के लिए प्रस्तावित पदों के लिए अनुमानित व्यय विवरणी 
सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार (एक वित्तीय वर्ष के लिए ) : 

(रूपये में ) 
वेतन ( DA, HRA तथा MA सहित ) 

5619000 
कार्यालय व्यय 

200000 
यात्रा व्यय 

100000 
विधुत प्रभार 

50000 
दूरभाष 

50000 
वर्दी 

35400 
कुल 

6054400 
( साठ लाख चौवन हजार चार सौ रू ० ) 


1 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 957 -- 50 


